PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 22 , 2011 (CHTR. 1, 1933 SAKA) 


301 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 8 मार्च, 2011 


M 


क्रमांक 2734 /268 डब्ल्यू ० पी ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत है कि विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, 
हसनपुर सब माईनर के विस्तार हेतु बुर्जी नं ० 16500 से 21840 तक अधिग्रहीत की जानी है । इसमें ग्राम अलेवा व हसनपुर . तहसील एवं 
जिला जीन्द की भूमि ली जानी अपेक्षित है । 

इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट विशिष्टियों में वर्णित भूमि उक्त परियोजना के लिए अपेक्षित है । यह 
अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जाती है जिनका 
इससे सम्बन्ध है । 

उपरोक्त अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधीनस्थ सेवकों 
को उक्त भूमि में जाने, सर्वेक्षण करने तथा निर्माण से सम्बन्धित कार्य करने के लिए अधिकृत किए जाने हैं , को इस धारा द्वारा अनुमोदित हो । 

यदि किसी भी व्यक्ति को इस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए यदि कोई आपत्ति हो तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के 30 दिन 
के अन्दर - अन्दर अपनी आपत्ति लिखकर भूमि अधिग्रहण की धारा 5 के अनुसार भूमि अधिग्रहण कलैक्टर. जीन्द को प्रकट कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, जीन्द तथा कार्यकारी अभियन्ता, पूण्डरी जल सेवाएं 
मण्डल , कैथल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्रफल 


खसरा नम्बर 


हदबस्त 
नं ० 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जीन्द 


जीन्द 


अलेवा 


86 


1.81 


238 11 मिन( 0-8 ), 20मिन( 0-8). 21मिन(0-8 ) 
239 15मिन ( 0-8 ), 16/1मिन (0-8), 25मिन(0-8 ) 


240 5मिन (0-8), 6मिन(0-8), 15मिन(0-8), 16मिन(0-8), 

25मिन(0-6 ) 
241 1मिन (0-8), 10मिन(0-8 ), 11 मिन(0-8), 20मिन( 0-8 ), 

21 मिन( 0-10 ) 
277 1 मिन (0-12), . 10 मिन( 0-12), 12मिन (0-12), 

19मिन( 0-12), 23मिन( 0-12 ) 


278 3मिन(0-10 ), 8मिन (0-8), 13मिन(0-8), 18मिन(0-8 ), 

23/1 मिन( 0-8) 


300 3मिन(0-6), 8मिन( 0-8), 13मिन( 0-8 ), 18/1 मिन( 0-4 ), 

18/2मिन( 0-4), 23मिन( 0-8 ) 


301 3/1मिन (0-3), 3/ 2मिन( 0-2 ), 8मिन(0-8), 13मिन( 0-8 ) 

गैर मुमकिन 373/1मिन(0-1), 385मिन(0-4) 
9 25मिन( 0-2) 


जीन्द 


जीन्द 


83 


0.92 


हसनपुर 
( जारी) 


10 21 सालम( 0-1 ) 


11 1मिन( 0-8) , 10मिन ( 0-8 ), 11मिन ( 0-9 ), 

19/1मिन(0-9), 19/ 2मिन( 0-1), 22मिन( 0-9 ) 


21 उमिन(0-8), 8मिन (0-8), 13मिन(0-8), 18मिन( 0-8), 

23मिन(0-8) 


302 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22 , 2011 (CHTR . 1, 1933 SAKA ) 


[ Part I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जीन्द 


जीन्द 


83 


0.92 


हसनपुर 
( 167) 


22 3f (0-7 ), 9f77 ( 0-8 ), 12f49 (0-8 ), 1877 (0-8 ), 

23f9 T(0-8 ) 


33 2fa(0-3), 9f781 (0-10), 12f97 (0-8 )) 

P60 78f7(0-1), 70f4(0-4 ) 


Bat : 


2.73 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


अरुण कुमार मलिक . 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, कैथल । 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 8th March , 2011 
No. 2734 / 268 -WP. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
the Government, at public expenses, for a public purpose, namely , for “ the Extension of Hassanpur Sub -minor from RD 
16500 to 21840 in villages namely Alewa and Hassanpur, tehsil and district Jind .” 

It is hereby notified that the land in locality described below is needed for the above purpose . 

This notification ismade under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers of Public Works Department, Irrigation Branch , Haryana with their servants and workmen for the time being 
engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may , file objection 
under Section 5 in writing before the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector , Jind within a period of 
thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette . 

The plans of land may be inspected in the office of District Revenue Officer -cum - Land Acquisition Collector, 
Jind and the Executive Engineer, Pundri Water Services Division , Kaithal on any working day . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


2 


3 


4 


5 


6 


Jind 


Jind 


86 


1.81 


Alewa 
(Contd . ) 


238 11Min (0-8 ), 20Min (0-8) , 21Min (0-8 ) 
239 15Min ( 0-8 ), 16/1Min (0-8 ), 25Min (0-8 ) 
240 5Min (0-8 ), 6Min (0-8 ), 15 Min (0-8 ), 

16Min ( 0-8 ) , 25Min (0-6 ) 
241 IMin (0-8 ) , 10Min ( 0-8 ) , 11Min ( 0-8 ) , 

20Min (0-8 ), 21Min (0-10 ) 
277 IMin ( 0-12 ), 10Min (0-12 ), 12Min (0-12 ), 

19Min (0-12 ) , 23Min (0-12 ) 
278 3Min (0-10 ) , 8Min (0-8 ), 13Min ( 0-8 ) , 

18Min (0-8 ), 23/1Min (0-8 ) 
300 3 Min (0-6 ), 8Min ( 0-8 ), 13Min (0-8 ), 

18/1Min ( 0-4 ), 18 /2Min ( 0-4 ), 23Min ( 0-8 ) 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 22, 2011 (CHTR. 1 , 1933 SAKA) 


303 


.1 


2 


3 


5 


6 


Jind 


Jind 


86 


1.81 


Alewa 
( Concld .) 


Jind 


Jind 


Hassanpur 


83 


0.92 


301 3 /IMin( 0-3) , 3 /2Min( 0-2 ) , 8Min( 0-8 ) , 

13Min( 0-8 ) 

Gair Mumkin 373/1Min( 0-1 ), 385Min( 0-4 ) 
9 25Min( 0-2 ) 
10 21Salam( 0-1 ) 
11 IMin ( 0-8 ), 10Min( 0-8 ), 11Min( 0-9 ) , 

19 /IMin (0-9), 19 /2Min( 0-1 ), 22Min( 0-9 ) 
21 3Min(0-8) , 8Min( 0-8 ) , 13Min( 0-8 ) , 

18Min( 0-8 ), 23Min( 0-8 ) 
22 3Min ( 0-7) , 9Min( 0-8 ) , 12Min( 0-8) , 

18Min( 0-8) , 23Min( 0-8) 
33 2Min( 0-3 ), 9Min( 0-10) , 12Min( 0-8) ) 

Gair Mumkin 78Min( 0-1 ), 70Min ( 0-4 ) 


Total : 


2.73 


By order of Governor of Haryana. 


ARUN KUMAR MALIK , 

Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circle , Kaithal. 


सिंचाई विभाग 


अधिघोषणा 


दिनांक 8 मार्च, 2011 
क्रमांक 54/पानीपत. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा, प्रयोजन हेतु, कालखा 
सब माईनर के निर्माण के लिए आर० डी ० 0-14165 जोकि नौलथा माईनर की बुर्जी नं ० 16700 दाईं ओर से निकलती है । गांव भादड़, 
सब- तहसील मडलौडा, जिला पानीपत में सरकारी खर्च पर चाहिए । जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा 
सरकार, सिंचाई विभाग, अधिसूचना क्रमांक 53/पानीपत , दिनांक 3 अगस्त, 2010 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि नीचे परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे 
सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , पानीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता, पानीपत जल सेवाएं 
मण्डल, पानीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


सब -तहसील 


परिक्षेत्र/ ग्राम 


मुरब्बा नं ० 


क्षेत्रफल 


हदबस्त 
संख्या 


दिशाएं 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


. 


भूमि की एक पट्टी जोकि 
14165 फुट लम्बाई में व 
44.00 फुट चौड़ाई में 
आमतौर पर पूर्व से पश्चिम 
दक्षिण और नक्शे में दर्शाए 
अनुसार निम्नलिखित किला 
नं ० व खसरा नम्बरान में 
पड़ते हैं 


304 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22 , 2011 (CHTR . 1 , 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


पानीपत 


मडलौडा 


39 


1 


भादड़ 
( जारी) 


2 


0 


0 


13 


1 


17 


0 


00.23 


6 मिन उत्तर 
13 मिन पश्चिम 
14 मिन पश्चिम 
15 मिन उत्तर 
18 मिन पश्चिम 
19 मिन पश्चिम 
21 मिन पश्चिम 
22 मिन पश्चिम 


0 


19 


0 


19 


0 


15 


0 


18 


किते 


8 


8 


1 


2 


1 


16 


-- 


16 


1 


16 


2 मिन उत्तर 
3 मिन उत्तर 
4 मिन उत्तर 
5 मिन उत्तर 
10/1/1 मिन उत्तर 
10/ 2मिन उत्तर 


ܢܝܚ 


16 


1 


8 


0 


5 


किते 


6 


8 


17 


1 


16 


1 


13 


0 


13 


0 


9 


3 
1 मिन उत्तर 
2 मिन उत्तर 
5/1 मिन उत्तर 
5/2 मिन उत्तर 
7 मिन उत्तर 
6/1 मिन उत्तर 
6/2 मिन उत्तर 
8 मिन उत्तर 
9 मिन उत्तर 


1 


16 


0 


1 


0 


10 


1 


16 


0 


00.23 


किते 


9 


8 


14 


4 


16 


16 


1 मिन उत्तर 
2 मिन उत्तर 
3 मिन उत्तर 
4 मिन उत्तर 
5 मिन उत्तर 


1 
1 
1 

1 


16 


16 


1 


16 


किते 


5 


9 


0 


1 


16 


0 


19 


1 


10 


5 
1 मिन उत्तर 
2 मिन उत्तर 
8 मिन उत्तर 
9 मिन उत्तर 
13 मिन उत्तर 
14 मिन उत्तर 
16 मिन उत्तर 
17 मिन उत्तर 


0 


3 


0 


00.43 


-- 


ܫܚ 


0 


0 


1 


किते 


8 


-6 


14 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 22, 2011 (CHTR. 1, 1933 SAKA ) 


305 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


पानीपत 


मडलौडा 


39 


6 


भादड़ 
( जारी) 


21 मिन उत्तर 


-- 


18 


22 मिन उत्तर 


4 


-- 


किते 


2 


3 


2 


10 मिन उत्तर 


ܝ 


1 


किते 


1 


1 


10 


2 मिन उत्तर 


0 


1 


3 मिन उत्तर 


1 


5 


6 मिन उत्तर 


1 


7 


7 मिन उत्तर 


1 


7 


8 मिन उत्तर 


0 


11 


किते 


5 


4 


11 


15 


1 मिन पश्चिम 


ܚܝ 


12 


10 मिन पश्चिम 


0 


6 


किते 


2 


1 


18 


16 


6 मिन पश्चिम 


1 


4 


14 मिन पश्चिम 


ܚ. 


6 


15 मिन पश्चिम 


1 


3 


17 मिन उत्तर 


0 


14 


18 मिन उत्तर 


1 


16 


19/1 मिन उत्तर 


0 


12 


19/2 मिन उत्तर 


1 


4 


20 मिन उत्तर 


1 


16 


किते 


8 


9 


15 


17 


16 मिन उत्तर 


1 


16 


17 मिन उत्तर 


1 


16 


18 मिन उत्तर 


-- 


15 


19 मिन उत्तर 


1 


16 


20मिन उत्तर 


1 


11 


21 मिन उत्तर 


0 


1 . 


किते 


6 


8 


15 


306 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 22 , 2011 ( CHTR. 1 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


पानीपत 


मडलौडा 


39 


18 


भादड़ 
( जारी) 


16 सालम उत्तर 


0 


2 


23 मिन उत्तर 


0 


17 


24 मिन उत्तर 


1 


7 


25 मिन उत्तर 


1 


7 


किते 


4 


3 


13 


19 


16 मिन पश्चिम 


1 


7 


24 मिन पश्चिम 


1 


8 


किते 


2 


2 


15 


20 


2 मिन पश्चिम 


1 


7 


3 मिन उत्तर 


1 


2 


10 मिन पश्चिम 


ܥܝܚ 


1 


11 मिन पश्चिम 


0 


18 


किते 


4 


4 


8 


44 


3 मिन पश्चिम 


ܢܚ 


9 


9 मिन पश्चिम 


1 


6 


11मिन पश्चिम 


1 


7 


किते 


3 


4 


2 


45 


15 मिन उत्तर 


17 


16 मिन उत्तर 


0 


2 


17 मिन उत्तर 


1 


13 


18 मिन उत्तर 


0 


19 


21 मिन उत्तर 


1 


4 


4 


22 मिन उत्तर 


1 


16 


23 मिन उत्तर 


0 


7 


किते 


7 


6 


18 


46 


1 मिन उत्तर 


0 


5 


किते 


1 


0 


5 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22 , 2011 ( CHTR . 1 , 1933 SAKA ) 


307 


1 


3 


4 


5 


6 


7 . 


पानीपत 


मडलौडा 


39 


गैर मुमकिन नं ० 


भादड़ 
( समाप्त ) 


140 मिन 


0 


5 


खेतों का रास्ता 


141 मिन 


0 


4 


खेतों का रास्ता 


168 मिन 


0 


13 


खाल 


169 मिन 


1 


19 


खाल 


171 मिन 


6 


10 


खाल 


किते 


5 


9 


11 


102.0089 


कुल किते 


86 


102 


01 


या 


12.76 किले 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


एस० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल । 


. 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The 8th March, 2011 


No. 54 /Panipat. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the 
Government, of the public expenses, namely , for the " construction of Kalkha Sub -minor from RD 0-14165 off- taking 
RD 16700/ R of Naultha Minor in village Bhadar, Sub -tehsil Madlauda , district Panipat " for which a notification has 
been issued under Section 4 and published in Haryana Government, Irrigation Department, Notification No. 53/Panipat, 
dated 3rd August , 2010 in Haryana Government Gazette. 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 


all to whom it may concern . 


It is hereby declared that land described in the specification below is required urgently for the above purpose . 


Plans of the landmay be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Collector, 
Panipat and Executive Engineer, Panipat Water Services Division , Panipat. 


308 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22 , 2011 (CHTR . 1, 1933 SAKA) 


PARTI 


Specification 


District 


Directions 


Sub - Tehsil Locality / 

Village 
2 

3 


Hadbast 
No. 


Rectangle 
No. 


Area 
Kanal 

Marla 
6 


4 


5 


7 


A strip of land 
measuring 14165 ft. in 
length and 44.00 ft. in 
width generally in the 
directions of East to 
West -South as shown 
on the Index Plan and 
demarcated at site in 
Killa No. and Khasra 
No. 


Panipat 


Madlauda 


39 


1 


Bhadar 
( Contd . ) 


6 Min North 


2 


0 


13 Min West 


0 


13 


14 Min West 


17 


15 Min North 


0 


00.23 


18 Min West 


0 


19 


19 Min West 


0 


19 


21 Min West 


0 


15 


22 Min West 


0 


18 


Total No. 8 


8 


1 


2 


2 Min North 


1 


16 


3 Min North 


1 


16 


4 Min North 


16 


5 Min North 


1 


16 


10/1/1 Min North 1 


8 


10/2 Min North 


0 


5 


Total No. 6 


8 


17 


3 


1 Min North 


16 


1 

1 


2 Min North 


13 


5/1 Min North 


0 


13 


5/2 Min North 


0 


9 


7 Min North 


16 


6/1 Min North 


0 


6/2 Min North 


0 


10 


8 Min North 


16 


9 Min North 


0 


00.23 


Total No. 9 


8 


14 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22, 2011 (CHTR . 1 , 1933 SAKA ) 


309 


1 


2 


3 


5 


7 


Panipat 


Madlauda 


39 


4 


Bhadar 
( Contd .) 


1 Min North 


1 


16 


2 Min North 


16 


3 Min North 


1 


16 


16 


4 Min North 
5 Min North 


1 


16 


TotalNo. 5 


9 


0 


5 


1 Min North 


1 


16 


0 


19 


1 


10 


0 


3 


2 Min North 
8 Min North 
9 Min North 
13 Min North 
14.Min North 
16 Min North 


0 


00.43 


hermend 


5 


1 


0 


17 Min North 


0 


ment 


TotalNo. 8 


6 


14 


6 


21 Min North 


mond 


18 


22 Min North 


1 


4 


TotalNo. 2 


3 


2 


9 


1 


ܚܚܝܙ 


10 Min North 
TotalNo. 1 


1 


1 


10 


0 


1 


2 Min North 
3 Min North 


mark 


5 


6 Min North 


7 


1 

1 


7 Min North 


7 


8 Min North 


0 


11 


Total No. 5 


4 


11 


15 


1 Min West 


:1 


12 


10 Min West 


6 


Total No. 2 


1 


18 


16 


6 Min West 


1 


4 


14.Min West 


6 


3 


15 Min West 
17 Min North 
18 Min North 


© 


14 . 


ܢ̈ܝܚܕ 


16 


0 


12 


19/1 Min North 
19/2 Min North 


4 


20 Min North 


1 


16 


TotalNo. 8 


9 


15 


310 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 22 , 2011 ( CHTR . 1, 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Panipat 


Madlauda 


39 


17 


Bhadar 
( Contd . ) 


16 Min North 


16 


17 Min North 


1 


16 


18 Min North 


berani 


15 


19 Min North 


16 


20 Min North 


11 


21 Min North 


0 


bersama 


Total No. 


6 


8 


15 


18 


0 


2 


16 Completed 

North 


23 Min North 


0 


17 


24 Min North 


7 


25 Min North 


1 


7 


Total No. 4 


3 


13 


19 


16 Min West 


prend 


7 


24 Min West 


1 


8 


TotalNo. 


2 


2 


15 


20 


2 Min West 


7 


3 Min North 


1 
1 

1 


2 


10 Min West 


11 Min West 


0 


18 


TotalNo. 4 


4 


8 


44 


3 Min West 


1 


9 


9 Min West 


6 


11 Min West 


1 


7 


TotalNo. 3 


4 


2 


45 


15 Min North 


0 


17 


16 Min North 


0 


2 


17 Min North 


1 


13 


1 


18 Min North 


0 


19 


21 Min North 


4 


1 

1 


22 Min North 


16 


23 Min North 


0 


7 


TotalNo. 7 


6 


· 18 


46 


1 Min North 


0 


5 


TotalNo. 1 


0 


5 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., MAR. 22 , 2011 (CHTR. 1 , 1933 SAKA) 


311 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Panipat 


Madlauda 


39 


Gair Mumkin No. 


Bhadar 
( Concld. ) 


140 Min 


0 


5 


Field path 


141 Min 


0 


4 


Field path 


168 Min 


0 


13 


Water course 


169 Min 


1 


19 


Water course 


171 Min 


6 


16 


Water course 


Total No. 5 


9 


11 
102.0089 


G. Total 


86 


102 

Or 
12.76Acres 


By order of Governor ofHaryana . 


S.K. SHARMA, 

Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Karnal. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 10 मार्च, 2011 


क्रमांक 256 - ज-2-2011/ 2799.--- श्री सेवा सिंह पुत्र स्व ० श्री गुरदत्त सिंह, निवासी गांव बसन्तपुरा , तहसील बराड़ा, जिला अम्बाला को 
पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए)(1) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 454- ज-1-86 /15113 , 
दिनांक 20 मई, 1986 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
2944- ज- 2-93/15918, दिनांक 26 जून , 1993 द्वारा 1,000/- रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 
12 जून, 2002 द्वारा 5,000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब, श्री सेवा सिंह की दिनांक 24 मई, 2009 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री सेवा सिंह की पत्नी श्रीमती हरबन्स कौर के नाम फसल खरीफ, 2009 से 5,000/- रुपये तथा रबी 
2010 से 10,000/- रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


महेश स्वामी, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 25 फरवरी, 2011 


राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


